निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 351 ) 


13 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 3 जून 2010 


बिहार विधान - सभा 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 


14 अप्रील 2010 


सं0 1 लो0ले0स0 -12/ 10-446 — मैं प्रस्ताव करता हूँ कि “ बिहार सरकार का वित्त लेखे 2008 - 2009 


एवं विनियोग लेखे 2008 - 2009 जिन्हें बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उनपर लोक लेखा समिति 


द्वारा बिहार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो । " 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 


बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 


मु० जैनूल , 


उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 351-571 + 20- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


